Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 108-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 17, 2024 (ASADHA 26, 1946 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
विद्यालय शिक्षा विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 17 जुलाई, 2024 


संख्या 12,//12-2023-जी०एस० (3).— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 
केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके 
द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अनाथ को अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित बालक के रूप में विर्निदिष्ट करते हैं । 
व्याख्या: “अनाथ” का वही अर्थ होगा, जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 
(2016 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में परिभाषित किया गया है। 


विनीत गर्ग, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विद्यालय शिक्षा विभाग | 
HARYANA GOVERNMENT 
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT 
Notification 
The 17th July, 2024 


No. 12/12-2023-GS (3).— In exercise of powers conferred under clause (d) of section 2 of the Right of 
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009), the Governor of Haryana hereby 
specifies Orphan as a child belonging to disadvantaged group for the purposes of said clause. 


Explanation: - “Orphan” shall have the same meaning as defined in the Juvenile Justice (Care and 
Protection of Children) Act, 2015 (Central Act 2 of 2016). 


VINEET GARG, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
School Education Department. 
11190—C.S.—H.G_P., Pkl. 
(2193) 


